निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 670) 


27 कार्तिक 1933 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 18 नवम्बर 2011 


गन्ना उद्योग विभाग 


- - - - - - - 


शुद्धि - पत्र 

25 अक्तूबर 2011 
सं0 बि . ऊ . - 02 - 05 / 2011 - 2255 — मो० कमरान, ईख प्रबन्धक , सासामूसा सुगर्स वर्क्स लि० , सासामूसा, 
गोपालगंज द्वारा सूचित किया गया है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत कटैया अंचल में ग्राम ढोढ़ीला (463), मानपुर (469), 
बभनी (471 ) कोठवा निलामी (472), भलुही आश्रम (473 ), झिलवनिया (478 ) एवं परसौनी (481) जो इन्हें अपरम्परागत 
रूप से वर्षों से आरक्षित होते रहें हैं एवं इस वर्ष भी अगले तीन वर्षों के लिए इनको आरक्षित किए गए हैं , टंकण त्रुटि 
के कारण विष्णु सुगर्स मिल्स लि ., गोपालगंज के आरक्षण आदेश में भी टंकित हो गया है । उनके द्वारा आवश्यक 
सुधार के लिए अनुरोध किया गया है । 

जाँच एवं समीक्षा के क्रम में पाया गया कि विष्णु सुगर मिल्स लि०, गोपालगंज के आरक्षण आदेश संख्या 
2167 , दिनांक 30. सितम्बर 2011 में क्रमांक 344 से क्रमांक 350 पर उपरोक्त नामित 7 ( सात) ग्राम में टंकण त्रुटि 
के कारण अंकित हो गये हैं जिसे शुद्ध करते हुए आरक्षण आदेश संख्या 2167 , दिनांक 30 सितम्बर 2011 से 
विलोपित किया जाता है । 

2. ईख पदाधिकारी, गोपालगंज से उनके पत्र संख्या 309, दिनांक 17 अक्तूबर 2011 के माध्यम से प्राप्त 
प्रतिवेदन के आलोक में गोपालगंज जिलान्तर्गत फुलवरिया के ग्राम – कमलाकान्त कररिया ( थाना नं. 946) को गुड़ 
उद्योग के प्रोत्साहन के प्रयोजनार्थ विष्णु सुगर मिल्स लि ., गोपालगंज के लिए निर्गत आरक्षण आदेश से मुक्त करते 
हुए ज्ञाप संख्या 2167, दिनांक 30 सितम्बर 2011 द्वारा निर्गत आरक्षण आदेश के क्रमांक 187 से विलोपित किया 


जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 नवम्बर 2011 
3. मेसर्स हनुमान सुगर्स लि०, मोतीहारी द्वारा सूचित किया गया है कि उनको परम्परागत रूप से आरक्षित 
होने वाले पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत पिपरा, चकिया एवं हरसिद्धि प्रखण्ड के 5 (पाँच) ग्राम -चिउटाहाँ (थाना नं .- 20 ), 
सवेया (थाना नं . - 157), मच्छरगॉवां ( थाना -181) रोहुआ खास (थाना नं .- 179) एवं रोहुआ (थाना नं .- 178) 
अपरम्परागत रूप से विष्णु सुगर मिल्स , गोपालगंज को आरक्षित हो गये है । 

जाँच के क्रम में पाया गया कि टंकण भूलवश ये ग्राम विष्णु सुगर मिल्स के आरक्षण सूची में सम्मिलित हो 
गये, जिसे सुधार के क्रम में अनारक्षित कर मुक्त करते हुए आरक्षण आदेश 2167 , दिनांक 30 सितम्बर 2011 की 
सूची से विलोपित किया जाता है । 

आदेश से , 
विमलानन्द झा , 
ईखायुक्त । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 670 -571 + 50 - डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic .in 


